निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 वैशाख 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 583 ) पटना , वृहस्पतिवार , 25 अप्रील 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

14 मार्च 2019 
सं0 1स्था०- 14/ 2015 - 640/वि०स० । -- सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना 
संख्या - 11/ आoनी० - 1 - 03 / 2019 - 2622 , दिनांक 26.02.2019 ( संलग्न ) , जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा 
शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में ( आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ) आरक्षण नियमावली, 2019 से संबंधित है , सभा 
सचिवालय में पूर्णरूपेण लागू किया जाता है । 
एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

दीनानाथ प्रसाद , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
__ बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 583 - 571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


